निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 कार्तिक 1932 ( श० ) 
( सं0 पटना 720 ) पटना, सोमवार , 25 अक्तूबर 2010 


जल संसाधन विभाग 


- - - 


- - 


- - - 


अधिसूचना 

15 जून 2010 
सं0 22/नि0सि0 ( वीर0 )-7 -13/ 2009/ -6/ एम -1- 41 / 2008 / 896 - 16- 17 दिसंबर 2008 को माननीय 
विभागीय मंत्री महोदय एवं प्रधान सचिव महोदय द्वारा पूर्वी कोशी एफलक्स बाँध के किमी0 15 . 80 पर 


अवस्थित स्पर से सटे कॉफर डैम के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया । 


निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पूर्वी कोशी एफलक्स बाँध के 15. 80 किमी0 पर अवस्थित स्पर 


से सटे कॉफर डैम निर्माण कार्य की प्रगति काफी असंतोषजनक है । इस कार्य को 15 दिसम्बर 2008 तक 


पूर्ण कर लिया जाना था । कार्यों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि इस कार्य हेतु प्राक्कलन को काफी 


बढ़ाकर बनाया गया है। प्राक्कलन में अनावश्यक रूप से ज्यादा लीड का प्रावधान किया गया एवं कॉफर 
डैम के टॉप की चौड़ाई 20 से 25 मीटर रखा गया है, जबकि भारी मशीनों के आवागमन हेतु मात्र 10 
मीटर की चौड़ाई ही पर्याप्त होती। फलस्वरूप इस कार्य में राशि एवं श्रम बल के साथ - साथ समय का भी 
अपव्यय हुआ । इस आलोक में कार्य के प्रभारी कार्यपालक अभियंता श्री जवाहर लाल को तत्कालिक प्रभाव 


से विभागीय आदेश सं0 8242 दिनांक 19 दिसम्बर 2008 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने 


का निर्णय लिया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 अक्तूबर 2010 
सम्यक समीक्षोपरांत निम्न निर्णय लिया जाता है : 


1. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण , एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम -9 (7 ) के 
आलोक में श्री जवाहर लाल , कार्यपालक अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलम्बन मुक्त किया जाता है। श्री 


लाल के निलम्बन अवधि का भुगतान विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर निर्भर करेगा । 


सरकार का उक्त निर्णय श्री जवाहर लाल, कार्यपालक अभियंता को संसूचित किया जाता है। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 


कृष्ण कुमार प्रसाद, 


उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 720 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette.bih.nic .in 


